पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 24 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 जून 2023--्येष्ठ 26, शक 1945 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, । भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 अप्रैल 2023 


क्रमांक ई 1-01/2023/एक-2.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती रेणु जी. foes, भा.प्र.से. (1991), अपर मुख्य सचिव, खेल एवं 
युवा कल्याण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अपर मुख्य सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व 
विभाग एवं महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अपर मुख्य सचिव, धार्मिक 
न्यास एवं धर्मस्व विभाग एवं महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


2. श्री प्रसन्‍ना आर., भा.प्र.से. (2004), सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को केवल सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है. 


803 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2023. 


804 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 [ भाग 1 


3. सुश्री अलर्मेलमंगई डी., भा.प्र.से. (2004), सचिव, वित्त विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष पेंशन निराकरण समिति को अस्थायी 
रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ करता है. 


4. श्री अंकित आनंद, भा.प्र.से. (2006) सचिव, ऊर्जा विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष, छ.ग. राज्य विद्युत कंपनी, सचिव, 
मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, वित्त विभाग तथा अध्यक्ष, पेंशन निराकरण समिति का अतिरिक्त प्रभार 
सौंपता है. 


5. श्री पी. दयानंद, भा.प्र.से. (2006), संचालक, आयुष को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के 
पद पर पदस्थ करता है. 
6. डॉ. सी. आर. प्रसन्‍ना, ALTA. (2006), सचिव, कौशल विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें को अस्थायी 


रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ करता है. 


ve सुश्री wat आबिदी, भा.प्र.से. (2007), आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, 
अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम एवं संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, आयुक्त, वक्‍फ सर्वे को उनके 
वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, कौशल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


8. श्री मोहम्मद कैसल अब्दुलहक, WIA. (2007), सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अति. प्रभार आयुक्त, महात्मा 
गांधी नरेगा, रायपुर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त 
सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 
के नियम-12 के ded सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय 
वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है. 


9. श्री जनक प्रसाद पाठक, भा.प्र.से. (2007), विशेष सचिव, वन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), आवास 
एवं पर्यावरण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पदस्थ 
करता है. 


10. श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, भा.प्र.से. (2008), मिशन संचालक, समग्र शिक्षा तथा अतिरिक्त प्रभार Use, को-ऑपरेटिव सोसायटी को 
अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के पद पर पदस्थ करता है. 


11. डॉ. तंबोली अय्याज फकीरभाई, भा.प्र.से. (2009), विशेष सचिव, कृषि विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार नोडल अधिकारी, नरवा, 
TRA, घुरवा, बाड़ी एवं छ.ग. गोधन न्याय योजना, प्रभारी अधिकारी, माटी पूजन अभियान, सदस्य सचिव, नरवा मिशन, विशेष सचिव (स्वतंत्र 
प्रभार), नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास का अतिरिक्त प्रभार 
सौंपता है. 


12. श्री रमेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से. (2010), संचालक, समाज कल्याण तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, भू-अभिलेख, संचालक, मुद्रण 
एवं लेखन सामग्री, संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ का अतिरिक्त प्रभार 
सौंपता है. 


13. श्री चंदन कुमार, भा.प्र.से. (2011), कलेक्टर, जिला-बस्तर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार- 
भाटापारा के पद पर पदस्थ करता है. 
14. श्री रिमिजियुस एक्का, भा.प्र.से. (2011), सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, नगरीय 


प्रशासन विभाग, संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के 
पद पर पदस्थ करता है. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 805 


15. श्री रजत बंसल, भा.प्र.से. (2012), कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, 
महात्मा गांधी नरेगा के पद पर पदस्थ करता है. 


श्री रजत बंसल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 
के तहत्‌ आयुक्‍त, महात्मा गांधी नरेगा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान 
के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है. 


16. सुश्री इफ्फत आरा, भा.प्र.से. (2012), कलेक्टर, जिला-सूरजपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, समग्र 
शिक्षा के पद पर पदस्थ करते हुए मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं 
उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


सुश्री इफ्फत आरा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम- 
12 के तहत्‌ प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान 
के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है. 


17. श्री संजय अग्रवाल, भा.प्र.से. (2012), संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, लोक निर्माण 
विभाग तथा विमानन विभाग, मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला- 
सूरजपुर के पद पर पदस्थ करता है. 


18. श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, भा.प्र.से. (2012), संचालक, महिला एवं बाल विकास तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, उद्योग 
विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य 
कौशल विकास अभिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य कौशल 
विकास अभिकरण का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री अवनीश कुमार शरण, भा.प्र.से. (2009), संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं 
प्रशिक्षण तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य कौशल विकास अभिकरण, मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, 
रायपुर केवल मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य कौशल विकास अभिकरण के अतिरिक्त 
प्रभार से मुक्त होंगे. 


19. सुश्री नम्नता गांधी, भा.प्र.से. (2013 ), संचालक, पेंशन तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को अस्थायी रूप से आगामी 
आदेश पर्यन्त संचालक, आयुष के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, पेंशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


सुश्री नम्नता गांधी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम- 
12 के तहत्‌ संचालक, आयुष के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय 
पद के समकक्ष घोषित करता है. 


20. श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. (2013), कलेक्टर, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त 
संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करता है. 


21. श्री पी. एस. Ya, भा.प्र.से. (2013), कलेक्टर, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त 
संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ करता है. 


22. श्री विजय दयाराम के., भा.प्र.से. (2015), कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त 
कलेक्टर, जिला-बस्तर के पद पर पदस्थ करता है. 


806 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 [ भाग 1 


23. श्रीमती जयश्री जैन, भा.प्र.से. (2016), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश 
पर्यन्त उप सचिव, लोक निर्माण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए उप सचिव, विमानन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


24. श्री गोपाल वर्मा, भा.प्र.से. (2016), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, बलौदाबाजार-भाटापारा को अस्थायी रूप से 
आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के पद पर पदस्थ करता है. 


25, सुश्री THAT जैन, भा.प्र.से. (2019 ), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलौदाबाजार-भाटापारा के पद पर पदस्थ करता है. 


26. श्री विश्वदीप, भा.प्र.से. (2019), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा के पद पर पदस्थ करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
डी. डी. सिंह, सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 अप्रैल 2023 


क्रमांक एफ 9-8/2023/1/5.--छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌) नियम, 2022 की नियम 
03 के आदेशानुसार राज्य में उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌ का निम्नानुसार 
गठन करता है :-- 


1. मान. मंत्री जी, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अध्यक्ष 

2. भारसाधक सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि. सदस्य 

3. भारसाधक सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अथवा उनके द्वारा सदस्य 
नामांकित प्रतिनिधि. 

4. भारसाधक सचिव, छ.ग. शासन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग अथवा उनके द्वारा नामांकित सदस्य 
प्रतिनिधि. 

5. भारसाधक सचिव, छ.ग. शासन, वाणिज्यकर विभाग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि सदस्य 
भारसाधक सचिव, छ.ग. शासन, कृषि विभाग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि सदस्य 

72 भारसाधक सचिव, छ.ग. शासन, समाज कल्याण विभाग अथवा उनके द्वारा नामांकित सदस्य 
प्रतिनिधि. 

8. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी सदस्य 

9, सदस्य, छत्तीसगढ़ भारतीय बीमा विनियमक प्राधिकरण सदस्य 

10. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यापारिक संगठन सदस्य 

11. प्रबंधक, लीड बैंक छत्तीसगढ़ राज्य सदस्य 

12. निदेशक/प्रशासक दूर संचार विभाग सदस्य 

13. रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सदस्य 

14. राज्य सरकार द्वारा नामांकित उपभोक्ता संगठनों के 03 प्रतिनिधि सदस्य 

15, सक्रिय उपभोक्ता कार्यकर्ता, कृषि, व्यापार अथवा उद्योग से संबंधित 04 प्रतिनिधि सदस्य 
(कम से कम एक महिला) 

16. भारसाधक सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सदस्य-सचिव 


राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌ का कार्यकाल, कार्य संचालन एवं परिषद्‌ की बैठके छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य एवं जिला 
उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌) नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार होगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 807 


खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 अप्रैल 2023 


क्रमांक एफ 5-10/2021/29-2.--राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌) 
नियम 2022 की कंडिका 03 के संदर्भ में राज्य में उपभोक्ता हितो के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 
9-8/2023/1/5 दिनांक 12-04-2023 द्वारा गठित राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌ के बिन्दु क्रमांक 14 एवं 15 में निम्नलिखित व्यक्तियों को 
नामांकित किया जाता है :-- 


क्र. विवरण नामांकित व्यक्ति का नाम 
1. राज्य सरकार द्वारा नामांकित उपभोक्ता सदस्य 1. डॉ. नवीन श्रीवास्तव, उपभोक्ता सुरक्षा एवं शिक्षा 
संगठनों के 03 प्रतिनिधि 'फाउन्डेशन रायपुर, 


2. श्री शशि कुमार भगत, जशपुर 


3. प्रमोद गुप्ता, बगीचा जिला जशपुर 


2. सक्रिय उपभोक्ता कार्यकर्ता कृषि, व्यापार सदस्य 1. श्री अभिषेक सिंग, जिला बलरामपुर-कृषि प्रतिनिधि 
अथवा उद्योग से संबंधित 04 प्रतिनिधि 
(कम से कम 01 महिला) 2. श्री सुरेश गोयल, विश्रामपुर जिला सूरजपुर-उद्योग 
प्रतिनिधि, 


3. श्री सुरेश अग्रवाल, अंबिकापुर-व्यापार प्रतिनिधि 


4. श्रीमती शशिप्रभा गायकवाड़, जिला बेमेतरा-महिला 
प्रतिनिधि, 


राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌ का कार्यकाल, कार्य संचालन एवं परिषद्‌ की बैठकें छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य एवं जिला 
उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌) नियम 2022 के प्रावधानों के अनुसार होगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव. 


वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 मई 2023 
क्रमांक एफ 1-08/2018/10-भा.व.से.--राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय वन सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान प्राप्त उप वन 
संरक्षक संवर्ग के अधिकारी श्री जे. श्रीराम (2009) को दिनांक 01-01-2022 से प्रवर श्रेणी वेतनमान (Selection Grade : Level 13 in 


the Pay Matrix Rs. 1,23,100-2,15,900) में WHat (Proforma) नियुक्ति प्रदान करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आर. के. चंचलानी, अवर सचिव. 


808 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 [ भाग 1 


LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT, 
Mantralaya Mahanadi Bhawan, Atal Nagar, Nava Raipur 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 अप्रैल 2023 


क्रमांक 5493/1453/21-ब/छ.ग./2023.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 838/ 
Confdl./2023/II-15-2/2005 (Pt. गा)आ-2-17/2001 (Pt. 1५)॥-2-2/2007॥-2-30/2001॥-8-6/2001 (Pt. IV), Bilaspur, dated 
26th April, 2023 की अनुशंसा पर, नीचे दी गई अनुसूची की कण्डिका (2) में उल्लेखित, निम्नलिखित निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्य की 
सेवाएं वापस लेते हुए उनको अनुसूची के कण्डिका (3) में दर्शित अनुसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पद पर उनके पदग्रहण करने 


के दिनांक से नियुक्त करता है, अर्थात्‌ :-- 


a. क्र. वर्तमान पदस्थापना के स्थान के साथ न्यायालय का नाम 
न्यायाधीश का नाम 
(1) (2) (3) 
1. श्रीमती श्रुति दुबे, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 
वर्ग-1, मुंगेली. बलरामपुर-रामानुजगंज 


F. No. 5493/1453/XXI-B/C.G./23.—The State Government, on recommendation of the Hon’ble High Court 
of Chhattisgarh vide their Memo No. 838/Confdl./2023/II-15-2/2005 (Pt. IID/I-2-17/2001 (Pt. 1V)/II-2-2/2007/II-2- 
30/200 1/I-8-6/2001 (Pt. IV), Bilaspur, dated 26th April, 2023, hereby, by withdrawing the services of the following 
member of Lower Judicial Service specified in column (2) of the Schedule below, appoints her as Secretary, District 
Legal Services Authority, as mentioned in column (3) of the Schedule, from the date she assumes charge of her 
office, namely :— 


S. No. Name of Judicial Officer with Name of the Court 
present place of posting 
(1) (2) (3) 
1. Smt. Shruti Dubey, II Civil Judge Class-I, Secretary, District Legal Services 
Mungeli. Authority, Balrampur-Ramanujganj. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 अप्रैल 2023 


क्रमांक 5495/1453/21-ब/छ.ग./2023.--कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (क्रमांक 66 सन्‌ 1984) की धारा-4 की उप-धारा 
(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर की सहमति से एवं ज्ञापन 
क्रमांक 838/20791./2023॥1-15-2/2005 (Pt. गा)॥1-2-17/2001 (Pt. 1५)॥-2-2/2007॥-2-30/2001॥-8-6/2001 (Pt. IV), 
Bilaspur, dated 26th April, 2023 की अनुपालन में नीचे दी गई अनुसूची की कण्डिका (2) में उललेखित, निम्नलिखित उच्चतर न्यायिक 
सेवा के सदस्यों की सेवाएं वापस लेते हुए उनको अनुसूची के कण्डिका (3) में दर्शित अनुसार न्यायाधीश, Hea न्यायालय के पद पर उनके 
पदभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है, अर्थात्‌ :-- 


a. क्र. वर्तमान पदस्थापना के स्थान के साथ न्यायालय का नाम 
न्यायाधीश का नाम 
(1) (2) (3) 
1. श्री सिराजुद्दीन कुरैशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, Hers न्यायालय, दुर्ग 


बलरामपुर-रामानुजगंज. 


भाग 1 J 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 809 


(1) 


(2) 


(3) 


कु. संघरत्ना भत्पहरी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति 
तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 
बिलासपुर. 


श्री मानवेन्द्र सिंह, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
मनेन्द्रगढ़. 


श्री प्रबोध टोप्पो, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
मुंगेली. 


श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव. 


श्री निरिजनलाल चौहान, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, बलौदाबाजार. 


श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, सूरजपुर. 


न्यायाधीश, POS न्यायालय, दंतेवाड़ा 


प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, Hera न्यायालय, 
रायपुर. 


न्यायाधीश, PSST न्यायालय, रायगढ़ 


न्यायाधीश, PS न्यायालय, मुंगेली 


द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब 
न्यायालय, बिलासपुर. 


अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, Hera न्यायालय, 
जांजगीर-चांपा. 


F. No. 5495/1453/XXI-B/C.G./2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 
of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, hereby, with the concurrence of the Hon’ble 
High Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 838/Confdl./2023/H-15-2/2005 (Pt. HD/II-2-17/2001 
(Pt. [V)/II-2-2/2007/1-2-30/2001/I-8-6/2001 (Pt. IV), Bilaspur, dated 26th April, 2023, by withdrawing the services 
of the following members of Higher Judicial Service specified in column (2) of the Schedule below, appoints them as 
Judge, Family Court, as mentioned in column (3) of the Schedule, from the date they assume charge of office, 


namely :— 


S. No. 


Name of Judicial Officer with 
present place of posting 


(2) 


Name of the Court 


(3) 


Shri Sirajuddin Qureshi, District and Sessions 
Judge, Balrampur-Ramanujganj. 


Ku. Sanghratna Bhatpahari, Special Judge 
under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Bilaspur. 


Shri Manvendra Singh, I Additional District 
and Sessions Judge, Manendragarh. 


Shri Prabodh Toppo, I Additional District and 
Sessions Judge, Mungeli. 


Smt. Satyabhama Ajay Dubey, I Additional 
District and Sessions Judge, Rajnandgaon. 


Shri Niranjan Lal Chauhan, वी Additional 
District and Sessions Judge, Baloda-Bazar. 


Shri Rajendra Kumar Verma, III Additional 
District and Sessions Judge, Surajpur. 


Principal Judge, Family Court, Durg 


Judge, Family Court, Dantewara 


I Additional Principal Judge, Family 
Court, Raipur. 


Judge, Family Court, Raigarh 


Judge, Family Court, Mungeli 


II Additional Principal Judge, Family 
Court, Bilaspur. 


Additional Principal Judge, Family Court, 
Janjgir-Champa. 


810 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 [ भाग 1 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 अप्रैल 2023 


क्रमांक 5497/1453/21-ब/छ.ग./2023.--राज्य शासन, CAEN, AMA छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 838/ 
Confdl./2023/II-15-2/2005 (Pt. I1)/II-2-17/2001 (Pt. 1५)॥-2-2/2007॥-2-30/2001॥-8-6/2001 (Pt. IV), Bilaspur, dated 
26th April, 2023, के अनुशंसा पर, श्री गिरीश कुमार मंडावी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, रायपुर की सेवाएं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 
से वापस लेते हुए उनको, उप सचिव, छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के पद पर उनके पदग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता 


है. 


F. No. 5497/1453/XXI-B/C.G./23.—The State Government, on recommendation of the Hon’ble High Court 
of Chhattisgarh vide Memo No. 838/Confd1./2023/II-15-2/2005 (Pt. HD/II-2-17/2001 (Pt. [V)/II-2-2/2007/N-2-30/ 
2001/I-8-6/2001 (Pt. IV), Bilaspur, dated 26th April, 2023, hereby, withdraws the services of Shri Girish Kumar 
Mandavi, II Civil Judge Class-I, Raipur, from the High Court of Chhattisgarh, appoints him as Deputy Secretary, 
Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur, on deputation from the date he assumes charge of his office. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 अप्रैल 2023 


क्रमांक 5501/1453/21-ब/छ.ग./2023.--राज्य शासन, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर की अनुशंसा से एवं ज्ञापन 
क्रमांक No. 838/Confdl./2023/1-15-2/2005 (Pt. II)/I-2-17/2001 (Pt. IV)/I-2-2/2007/11-2-30/2001/I-8-6/2001 (Pt. 
IV), Bilaspur, दिनांक 26th April, 2023, के अनुपालन में, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची की कण्डिका (2) में उल्लेखित निम्नलिखित 
उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य को अनुसूची के कण्डिका (3) में दर्शित अनुसार, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, के पद पर उनके पदग्रहण करने 
के दिनांक से नियुक्त करता है, अर्थात्‌ :-- 


a. क्र. वर्तमान पदस्थापना के स्थान के साथ न्यायालय का नाम 
न्यायाधीश का नाम 
(1) (2) (3) 
1. मो. Roatan खान, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, बिलासपुर 


Hers न्यायालय, दुर्ग. 


F. No. 5501/1453/XXI-B/C.G./2023.—The State Government, on recommendation of the Hon’ble High 
Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 838/Confdl./2023/-15-2/2005 (Pt. IID/II-2-17/2001 (Pt. 
IV)/II-2-2/2007/I1-2-30/2001/1-8-6/2001 (Pt. IV), Bilaspur, dated 26th April, 2023, hereby, appoints the following 
member of Higher Judicial Service as specified in column (2) of the Schedule below, as chairman, Permanent Lok 
Adalat, as mentioned in column (3) of the Schedule, from the date he assumes charge of his office, namely :— 


S. No. Name of Judicial Officer with Name of the Court 
present place of posting 
(1) (2) (3) 
1. Mohd. Rizwan Khan, II Additional Principal Chairman, Permanenet Lok Adalat, 
Judge, Family Court, Durg. Bilaspur. 


By order and and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
RAM KUMAR TIWARI, Principal Secretary. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 811 


गृह (पुलिस) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 मई 2023 
क्रमांक-एफ 3-11/2023/बजट/गृह-दो.--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) के अनुसरण 


में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थान को, उसके 
तत्स्थानी कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए, यातायात अपराधों के संबंध में, “पुलिस थाना” घोषित करती हैं :-- 


अनुसूची 
स. क्र. पुलिस थाना का नाम संबंधित पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार 
में आने बाले क्षेत्र 
(1) (2) (3) 
1. यातायात पुलिस थाना, सरकण्डा, बिलासपुर पुलिस थाना सरकण्डा, सीपत, कोनी, कोटा, रतनपुर 
2. यातायात पुलिस थाना, तिफरा, बिलासपुर पुलिस थाना सिरगिट्टी, चकरभाटा, हिर्री, बिल्हा 
3. यातायात पुलिस थाना, लिंक रोड, बिलासपुर पुलिस थाना सिविल लाईन, तारबहार, कोतवाली, तोरवा, 


सकरी, FE, तखतपुर, पचपेढ़ी. 


No. F-3-11/2023/Home-2.—In pursuance of clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 
1973 (No. 2 of 1974), the State Government, hereby, with effect from the date of publication of this notification in 
the official Gazette, the place specified in column (2) of the Schedule below, declares as “Police Station” for the 
areas specified in the corresponding column (3) thereof, in respect of traffic offences :— 


SCHEDULE 
S. No. Name of Police Station Areas falling within the Respective 
Jurisdiction of the Police Station 

(1) (2) (3) 

1. Traffic Police Station, Sarkanda, Bilaspur Police Station Sarkanda, Seepat, Koni, Kota, 
Ratanpur. 

2s Traffic Police Station, Tifra, Bilaspur Police Station Sirgitti, Chakarbhata, Hirri, 
Bilha. 

3. Traffic Police Station, Link Road, Police Station Civil Line, Tarbahar, Kotwali, 

Bilaspur. Torwa, Sakari, Masturi, Takhatpur, Pachpedi. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 मई 2023 


क्रमांक-एफ 3-12/2023/बजट/गृह-दो.--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 का 1974) की धारा 2 के खण्ड (ध) के अनुसरण 
में, राज्य सरकार, जनसुविधा तथा प्रशासनिक कारणों की दृष्टि में, एतद्द्वारा, इस संबंध में जारी पूर्व की अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते 
हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित पुलिस थाना, जिसकी प्रविष्टियां तत्स्थानी कॉलम (4) तथा (5) में उल्लिखित हैं, को 


812 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 [ भाग 1 


कॉलम (2) में उल्लिखित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार के रूप में अधिसूचित करती हैं :-- 


सारणी 
स. क्र उस पुलिस थाना/तहसील एवं उस पुलिस थाना/तहसील प्रस्तावित ग्रामों पटवारी हल्का नं. 
जिला का नाम, जिसमें एवं जिला का नाम, जिसमें के नाम 
सम्मिलित किया जाना है अपवर्जित किया जाना है 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1. पुलिस थाना - बोरई पुलिस थाना - Geant ग्राम-एकावरी 46 
तहसील - नगरी तहसील - नगरी 
जिला - धमतरी जिला - धमतरी 


No. F 3-12/2023/Home-2.—In pursuance of clause (5) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 
(No. 2 of 1974), the State Government, in view of Public Convenience and Administrative reasons, hereby, by 
making partial amendment in the previous notification issued in this behalf, the Police Station mentioned in column 
(3) having corresponding entries mentioned in column (4) and (5) notifics, as local jurisdiction of Police Station/Out 
Post mentioned in column (2) in the Table below :— 


TABLE 
S. No. Name of that Police Name of that Police Name of the Patwari 
Station/Tahsil and District Station/Tahsil/District proposed Halka 
in which to be included out of which to be village Number 
exclued 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1. Police Station - Borai Police Station - Khallari Village- Akawari 46 
Tahsil - Nagri Tahsil - Nagri 
District - Dhamtari District - Dhamtari 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
डी. पी. कौशल, उप-सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 15 मई 2023 


क्रमांक एफ 4-03/2014/दो-गृह/भापुसे.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. रविशंकर (भापुसे-2009), पुलिस अधीक्षक, जिला 
जशपुर, छत्तीसगढ़ के दिनांक 15-05-2023 से 09-06-2023 तक IPS Mid Career Training Phase-IV की प्रशिक्षण अवधि में श्री बी. 
पी. राजभानू, (भापुसे-2010), सेनानी, 12वीं वाहिनी, छसबल, रामानुजगंज, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक, 
जिला जशपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 मई 2023 
क्रमांक एफ 7-03/2023/दो-गृह/भापुसे.--राज्य शासन एतदद्वारा श्री राजेश कुमार अग्रवाल, (भापुसे-2012), सेनानी, 11वीं 


वाहिनी, छसबल, जांजगीर-चांपा, छ.ग. को दिनांक 15 मई 2023 से 26 मई, 2023 (कुल 12 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है. साथ ही दिनांक 13, 14, 27 एवं 28 मई 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 813 


2. अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार अग्रवाल आगामी आदेश तक सेनानी, 11वीं वाहिनी, छसबल, जांजगीर-चांपा, छ.ग. के पद 
पर पुनः पदस्थ होंगे. 

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते 
थे. 

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल (भापुसे-2012) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 

5, श्री राजेश कुमार अग्रवाल, ( भापुसे-2012), सेनानी 11वीं वाहिनी, छसबल, जांजगीर-चांपा, छ.ग. के Sad अवकाश अवधि में 


उनका प्रभार श्री रवि कुमार Hy, रापुसे, सेनानी, 18वीं वाहिनी, छसबल, कोरिया, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 मई 2023 


क्रमांक एफ 1-51/2013/दो-गृह/भापुसे.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती पारूल माथुर, ( भापुसे-2008), पुलिस उप महानिरीक्षक, 
छसबल, उत्तर क्षेत्र, सरगुजा, छ.ग. को दिनांक 17 मई 2023 से 25 मई 2023 (कुल 09 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता 


है. 


2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारूल माथुर, आगामी आदेश तक (भापुसे-2008), पुलिस उप महानिरीक्षक, छसबल, उत्तर क्षेत्र, 
सरगुजा, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगी. 


3. अवकाश काल में श्रीमती माथुर को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते 
थे. 

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती माथुर ( भापुसे-2008) अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं. 

5, श्रीमती पारूल माथुर, ( भापुसे-2008 ), पुलिस उप महानिरीक्षक, छसबल, उत्तर क्षेत्र, सरगुजा, छ.ग. के sad अवकाश अवधि में 


उनका प्रभार श्री दाउलूरी श्रवण, ( भापुसे-2008 ), पुलिस उप महानिरीक्षक (छसबल), पुलिस मुख्यालय, TA रायपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान 
कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 मई 2023 
क्रमांक एफ 7-06/2023/दो-गृह/भापुसे.--राज्य शासन VASE श्री प्रभात कुमार, ( भापुसे-2019), जिला-दुर्ग, छ.ग. को दिनांक 


08 मई 2023 से 17 मई 2023 (कुल 10 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 05, 06 एवं 
07 मई 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार आगामी आदेश तक जिला दुर्ग, छ.ग. के पद पर पुन: पदस्थ होंगे. 

3. अवकाश काल में श्री प्रभात कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने 
से पूर्व मिलते थे. 

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभात कुमार ( भापुसे-2019) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 

5, श्री प्रभात कुमार, (भापुसे-2019 ), जिला दुर्ग, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री निलिल अशोककुमार रखेचा, 


(भापुसे-2019 ), नगर पुलिस अधीक्षक, भिलाई नगर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव. 


814 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 [ भाग 1 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 16 मई 2023 


प्ररूप-एक 
(नियम 11 देखिये) 


रा.प्र. क्रमांक/7007/13/अ-82/भू-अर्जन/2020-21.-- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य 
सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्‌ :-- 


जिला तहसील नगर/ग्राम क्षेत्रफल लोक प्रयोजन का विवरण 
(1) (2) (3) (4) (5) 


कोरबा हरदीबाजार उतरदा 8.897 हे. लोटनापारा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर दायीं तट एवं 
बायीं तट शाखा नहर का निर्माण. 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 02-06-2023 को समय 
11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन उतरदा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि sists का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-- 


1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — लोटनापारा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर दायीं तट 
एवं बायीं तट शाखा नहर का निर्माण. 
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या -- 113 परिवार 
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या -- 113 परिवार 
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों-- निरंक 
की अनुमानित संख्या. 
5, प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य -- निरंक 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां 
7. क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार -- हां 


कर लिया गया है ? 


8. परियोजना की कुल लागत — रुपये 1133.73 लाख 
9, परियोजना से होने वाला लाभ — परियोजना से 485 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध 
कराई जावेगी. 
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये -- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले 


संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है. 
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 815 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


दंतेवाडा, दिनांक 26 मई 2023 


प्ररूप-एक 
(नियम 11 देखिये) 


क्रमांक/860/भू-अर्जन/2023.--भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्‍्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, 
अर्थात्‌ :-- 


जिला तहसील नगर/ग्राम क्षेत्रफल लोक प्रयोजन का विवरण 
(1) (2) (3) (4) (5) 


दंतेवाड़ा बड़ेबचेली पोरोकमेली 4.40 हे. बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप क्रमांक 04 के खनन 
पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों हेतु. 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 22-06-2023 को समय 
11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत भांसी में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-- 


(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण -- बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना Ferg क्रमांक 04 
के खनन Wee के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों 
हेतु. 

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या -- 10 

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या -- निरंक 

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों-- 11 

की अनुमानित संख्या. 

(पांच) प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य — निरंक 

परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 

(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां 

(सात) क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार -- हां 


कर लिया गया है ? 


(आठ) परियोजना की कुल लागत — 821.14710 लाख 
(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ -- लौह अयस्क खनन में वृद्धि, शासन की आय में वृद्धि 
तथा प्रत्यक्ष प्रभावित ग्राम में विकासात्मक कार्य. 
(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए. -- 18,11,402/- अट्ठारह लाख ग्यारह हजार चार सौ दो 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय, रुपये मात्र भू-अर्जन शाखा में जमा किया गया है. 
(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 


816 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 [ भाग 1 


दंतेवाडा, दिनांक 26 मई 2023 


प्ररूप-एक 
(नियम 11 देखिये) 


क्रमांक/866/भू-अर्जन/2023.--भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, 
अर्थात्‌ :-- 


जिला तहसील नगर/ग्राम क्षेत्रफल लोक प्रयोजन का विवरण 
(1) (2) (3) (4) (5) 


दंतेवाड़ा बड़ेबचेली भांसी 11.265 हे. बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निश्षेप क्रमांक 04 के खनन 
पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों हेतु. 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 21-06-2023 को समय 
11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत भांसी में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-- 


(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण -- बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना Ferg क्रमांक 04 
के खनन Wee के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों 
हेतु. 

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या -- 10 

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या -- निरंक 

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों-- 10 

की अनुमानित संख्या. 

(पांच) प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकान तथा अन्य -- निरंक 

परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 

(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां 

(सात) क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार -- हां 


कर लिया गया है ? 


(आठ) परियोजना की कुल लागत — 821.14710 लाख 
(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ — लौह अयस्क खनन में वृद्धि, शासन को आय में वृद्धि 
तथा प्रत्यक्ष प्रभावित ग्राम में विकासात्मक कार्य. 
(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए. -- 32,94,334/- बत्तीस लाख चौरानबे हजार तीन सौ 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. चौंतीस रुपये मात्र भू-अर्जन शाखा में जमा किया गया 
है. 
(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
विनीत नंदनवार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 817 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 11 मई 2023 


क्रमांक/6671/भू-अर्जन/07/अ-82/2019-20.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) 
से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को sad भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
कोरबा हरदीबाजार नेवसा 0.412 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण नेवसा जोरहाडबरी मार्ग 
Wer. 12 विभाग सेतु निर्माण संभाग, में लीलागार नदी पर 
बिलासपुर (छ.ग.) उच्चस्तरीय पुल के 
पहुंच मार्ग निर्माण कार्य 
हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाली के कार्यालय में किया जा सकता है. 
कोरबा, दिनांक 2 जून 2023 


क्रमांक/7881/भू-अर्जन/202010050400005/अ-82/2019-20.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता 
है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

कोरबा पाली ust 0.164 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण Uist (पाली) सलिहा- 
Ue. 11 विभाग सेतु निर्माण संभाग, भांठा मार्ग में गुंजन 
बिलासपुर (छ.ग.) (टाटी) नाला पर उच्च 
स्तरीय पुल के पहुंच 
मार्ग निर्माण कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाली के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


818 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 [ भाग 1 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


सरगुजा, दिनांक 17 मई 2023 


रा.प्र.क्रमांक/04/अ-82/2021-22.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ 
पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
सरगुजा मैनपाट पेंट 7.559 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन पेट पीडिया जलाशय 
प.ह.न॑. 013 संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर. योजना (डुबान क्षेत्र). 


शासकीय भूमि 4.271 
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कुंदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ अनुसूची 
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व 
एवं आपदा प्रबंधन विभाग C1) af को लगन 


(क) जिला-सरगुजा 

(ख) तहसील-सीतापुर 

(ग) नगर/ग्राम-सहनपुर 

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.723 हेक्टेयर 


सरगुजा, दिनांक 26 अप्रैल 2023 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-03/अ-82/2021-22.-- चूंकि 
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 


अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में een ( ie में) 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि Ga (2) 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 

9961/1 0.152 
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 2G ee 


किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
के 1213 0.416 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 819 
(1) (2) सरगुजा, दिनांक 26 अप्रैल 2023 
990 0.008 भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-04/अ-82/2021-22.-- चूंकि 
997/2 0.008 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
997/3 0.092 अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
996/2 0.016 उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
998 0.092 अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
999 0.008 का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे ue पश्चात्‌ अधिनियम, 
361 wee 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
1011/3 0.050 है 
1011/1 0.020 a 
1012/3 0.070 
अनुसूची 
1012/2 0.060 उस 
1023/3 0.065 eee 
शणोन- 
1135/2 0.060 ) pie a 
= सरगुजा X 
1136 0.024 के) नहला 
ख) तहसील-सीतापुर 
1021 0.016 soles कि 
(ग) नगर/ग्राम-सहनपुर (उप नहर) 
1023/1 0.155 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.523 हेक्टेयर 
1018 0.054 
1020/1 0.026 खपत नर न्क्जञ 
1037 0.132 (हेक्टेयर में) 
1038/1 0.020 (1) (2) 
1039/2 0.086 
1040/2 0.044 1236 0.016 
1059/1 0.168 49357 0.018 
हक aa 1241/1 0.045 
1043/2 0.012 i549 048 
1057/1 0.060 
1243 0.024 
1057/2 0.060 
1245 0.024 
1057/3 0.060 
1246 0.039 
1056 0.081 
1247 0.042 
1140/1 0.056 
1140/3 0.117 1288 ae 
Nee ee 1249 0.038 
1020/2 0.028 1250/1 0.072 
1011/2 0.050 1253 0.103 
1012/5 0.076 1254 0.048 
1039/3 0.008 1269 0.036 
1040/1 0.044 1240 0.010 
योग 40 2.723 योग 14 0.622 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन 


योजना के मुख्य नहर हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन 
योजना के अंतर्गत उप नहर हेतु, 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


820 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 


[ भाग 1 


सरगुजा, दिनांक 26 अप्रैल 2023 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-11/अ-82/2021-22.-- चूंकि 
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-सरगुजा 
(ख) तहसील-सीतापुर 
(ग) नगर/ग्राम-बगडोली 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.980 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) 
258/1 0.140 
240/1 0.063 
253 0.401 
422 0.325 
774 0.340 
704 0.129 
447/5 0.152 
246/6 0.397 
248 0.186 
778/2 0.356 
782 0.182 
783 0.198 
420/1 0.158 
791/1 0.514 
792 0.591 
444 0.518 
446 0.437 
475/1 0.202 
775/3 0.242 
411/6 0.742 
775 0.575 
785 0.057 
908/1 0.017 
243/4 0.121 


241 0.079 


(1) (2) 
242 0.316 
794 0.360 
256 0.045 
490 0.162 
406/2 1.011 
406/3 1.231 
760 0.004 
759/1 0.202 
471 0.454 
232 0.458 
408 0.470 
405 0.388 
763 0.210 
411/1261 0.162 
2571 0.020 
419/3 0.289 
363 0.082 
343/3 0.170 
247/7 0.405 
254 0.360 
419/2 0.405 
416/1 0.061 
255/1 0.178 
462/2 0.405 
योग 49 14.980 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रजपुरी जलाशय 
योजना के अंतर्गत डुबान क्षेत्र हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


सरगुजा, दिनांक 26 अप्रैल 2023 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-12/अ-82/2021-22.-- चूंकि 
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
a 


भाग 1 J 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 821 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-सरगुजा 
(ख) तहसील-सीतापुर 


(ग) नगर/ग्राम-रजपुरी (डुबान) 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.602 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


(1) 


903 
904/1646 
778/6 
778/3 
630/2 
408 
854 
249/3 
891/7 
1132/2 
1084/1 
645/1 
611/1 
778/11 
778/4 
599 
601 
891/4 
1645/3 
910 
1080/4 
891/3 
621/5 
611/2 
778/2 
778/5 
584 
891/6 
900/3 
947 
621/7 
1553/3 


रकबा 
(हेक्टेयर में) 
(2) 


0.049 
0.251 
0.125 
0.154 
0.559 
0.032 
0.057 
0.198 
0.279 
0.040 
0.013 
0.304 
0.202 
0.101 
0.024 
0.154 
0.060 
0.376 
0.202 
0.040 
0.033 
0.233 
0.190 
0.138 
0.189 
0.101 
0.093 
0.219 
0.607 
0.053 
0.235 
0.049 


(1) (2) 
337/7 0.040 
योग 33 5.602 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रजपुरी जलाशय 
योजना के अंतर्गत डुबान क्षेत्र हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


सरगुजा, दिनांक 26 अप्रैल 2023 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-13/अ-82/2021-22.-- चूंकि 
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-सरगुजा 
(ख) तहसील-मैनपाट 
(ग) नगर/ग्राम-जामढोढी (Sater चैनल) 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.328 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 

(हेक्टेयर में) 
(1) (2) 
511 0.045 
758 0.156 
794/3 0.072 
792 0.073 
794/4 0.072 
794/15 0.072 
295/2 0.053 
287/2 0.411 
253/3 0.763 
770 0.332 


756 0.036 


822 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 [ भाग 1 


(1) (2) (1) (2) 
759/1 0.069 749 0.409 
760 0.045 794/5 0.320 
794/14 0.020 583 0.076 
572/1 0.300 794/9 0.064 
794/12 0.072 295/1 0.170 
794/16 0.064 285/3 0.073 
296/7 0.057 393 0.190 
287/3 0.412 572/2 0.064 
296/4 0.157 292 0.082 
582 0.008 402 0.061 
293 0.085 283/1 0.297 
759/2 0.040 297 0.441 
763 0.008 400/1 0.512 
739 0.004 
794/1 0.320 योग 48 17.328 
794/7 0.025 
794/11 0.122 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटछाल 
294 0.170 जलाशय योजना के अंतर्गत स्पील चैनल हेतु. 
287/1 0.411 
296/6 0.158 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
740 0.180 (राजस्व), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 
291 0.166 
752 0.013 छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
742/1 0.228 कुन्दन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 
HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 
Bilaspur, the 26th April 2023 


No. 834/Confdl./2023/II-2-1/2023.—The following candidates, as mentioned in Column No. (2) of the 
table below, who have been appointed on probation as District Judge (Entry Level) in the cadre of Chhattisgarh 
Higher Judicial Service by the State Government vide its order No. 5123/688/XXI-B/C.G/2023 dated 21-04-2023, 
5125/723/XXI-B/C.G./2023 dated 21-04-2023 and 5127/936/XXI-B/C.G./2023 dated 21-04-2023, are posted at the 
place and in the capacity as shown against their names in Column No. (4) with a direction to join their place of 
posting positively within 15 days from the date of this order. 


The following candidates are also appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division men- 
tioned in Column No. (3) from the date they assumes charge of their office (s) :— 


TABLE 
S. Name Sessions Posted as 
No. Division 
(1) (2) (3) (4) 
1. Shri Virender, S/o Shri Kishan Lal, H.N. 2007, Raigarh VI Addiitional District & Sessions 
lst Floor, Outram Lane, G.T.B. Nagar, Judge, Raigarh. 


Opposite Mukherjee Nagar Police Station, 
Delhi Pin-110009. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 823 


(1) (2) (3) (4) 

25 Shri Mukesh Kumar Tiwari, S/o Shri Keshaw Surguja Ill Additional District & Sessions 
Prasad Tiwari, Ward No.9, Near Divyang (Ambikapur) Judge, Ambikapur. 
Hostel, Jaitahari Road, Anuppur (M.P.) Pin- 
484224. 

3. Shri Amit Kumar Kohli, S/o Shri Raj Kumar Bastar II Additional District & Sessions 
Kohli, Una Road Gautam Nagar, St. No. 1, (Jagdalpur) Judge, Jagdalpur. 


Hoshiarpur (Punjab) Pin-146001. 


Bilaspur, the 26th April 2023 


No. 841/Confdl./2023/N-3-1/2023.—The following Senior Civil Judges, as specified in Column No. (2) of 
the table below, are hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) 
in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) 
from the date they assume charge of their offiice(s) :— 


S. Name & presently From To Revenue Posted as 
No. posted as District 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Smt. Ekta Agrawal, Civil Judge Manendra- Pendra-Raod Gaurela- II Civil Judge Class-I 
Class-I-cum-Officiating Chief garh Pendra- 
Judicial Magistrate. Marwahi 
2. Shri Om Prakash Sahu, IV Civil Raipur Kawardha Kabirdham वा Civil Judge Class-I 
Judge Class-I. (Kawardha) 
3. Shri Devendra Sahu, Civil Judge = Chirmiri Pratappur Surajpur Civil Judge Class-I 
Class-I. 
4. Shri Sameer Kujur, Civil Judge Pratappur Raipur Raipur IV Civil Judge Class-I 
Class-I. 
5. Smt. Reshma Bairagi Patel, Balrampur Mungeli Mungeli II Civil Judge Class-I 
Secretary, District Legal at 
Services Authority. Ramanuj- 
ganj. 
6. Ku. Seema Kanwar, III Civil Jagdalpur Janjgir Janjgir- II Civil Judge Class-I 
Judge Class-I. Champa 
7. Smt. Manju Lata Sinha, I Raigarh Baloda- Baloda- II Civil Judge Class-I 
Addtional Judge to the Court Bazar Bazar 


of I Civil Judge Class-I. 


8. Smt. Deepti Singh Gaur, Kawardha Chirmiri Manendra- Civil Judge Class-I 
वा Civil Judge Class-I. garh- 
Chirmiri- 


Bharatpur 


824 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 [ भाग 1 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
9. Shri Shiv Prakash Tripathi, Janjgir- Kondagaon Kondagaon Civil Judge Class-I 
II Civil Judge Class-I. Champa 
10. Ku. Astha Yadav, II Civil Balod Manendra- Manendra- Civil Judge Class-I- 
Jude Class-I. garh garh- cum-Officiating Chief 
Chirmiri- Judicial Magistrate. 
Bharatpur 
11. Shri Bhupesh Kumar Basant Kondagaon _—_— Raipur Raipur II Civil Judge Class-I 
II Civil Judge Class-I. 
Note :— 
(i) The Judicial Officers whose names are mentioned at serial no. 1, 5, 6 & 7 are not entitled to any transfer 
grant and/or allowance(s) pursuant to transfer on their own request. 
(ii) The Judicial Officer whose name is mentioned at SI. No. 10 shall not be entitled to claim the pay-scale 


mentioned in Rule 3 (2) (b) of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of 
Service) Rules, 2006 as she has only been appointed as a stop-gap arrangement till further orders. 


Bilaspur, the 26th April 2023 


No. 843/Confdl./2023/I-3-1/2023.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) 
of the table below, are hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column 
No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in column 
No. (6) from the date they assume charge of their offiice(s) :— 


TABLE 
S. Name & presently From To Revenue Posted as 
No. posted as District 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Smt. Anita Koshima Rawte, Rajnandgaon Bemetara Bemetara I Civil Judge Class-II 
II Additional Judge to the 
Court of I Civil Judge 
Class-II. 
2. Smt. Swarnalata Om Yadav, Baloda- Raipur Raipur XVII Civil Judge 
II Additional Judge to the Bazar at Class-II. 
Court of Civil Judge Bhatapara 
Class-II. 
3. Shri Sachin Paul Toppo, Bagicha Rajim Raipur Civil Judge Class-II 
Civil Judge Class-II. 
4. Ku. Shweta Goswami, I Ambikapur Bilaspur Bilaspur I Civil Judge (1855-11 
Civil Judge Class-IL. 
5. Shri Prashant Kumar Raigarh at Gariaband Gariaband Civil Judge Class-II 


Dewangan, II Additional Sarangarh 
Judge to the Court of I 
Civil Judge (1855-11. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 825 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

6. Ku. Preeti, Civil Judge Navagarh Raigarh Raigarh I Civil Judge Class-II 
Class-II. 

7. Shri Nilesh Jagdalla, Civil Gariaband Raigarh Raigarh II Civil Judge Class-II 
Judge (1855-11. 

8. Ku. Ankita Agrawal, I Raigarh Bhatapara Baloda- II Additional Judge to 
Additional Judge to the Bazar the Court of Civil 
Court of I Civil Judge Judge Class-II, Baloda- 
Class-II. Bazar at Bhatapara. 

9. Smt. Harshi Aggarwal, V Bilaspur Rajnandgaon Rajnandgaon __ II Additional Judge to 
Civil Judge Class-II. the Court of I Civil 

Judge (1855-11. 
10. Shri Dhruwraj Gwal, XVII Raipur Sarangarh Sarangarh- II Additional Judge to 
Civil Judge Class-II. Bilaigarh the Court of I Civil 
Judge Class-II, Raigarh 
at Sarangarh. 
11. Shri Avinash Toppo, Civil Rajim Bagbahra Mahasamund Civil Judge Class-II 
Judge Class-II. 
12. Shri Avinash Kumar Dubey, Dantewara Bacheli Dakshin Civil Judge Class-II 
II Civil Judge Class-II. Bastar at 
Dantewara 
13. Ku. Aarti Thakur, XI Civil Raipur Navagarh Janjgir- Civil Judge Class-II 
Judge (1855-11. Champa 
14. Ku. Akanksha Thakur, X Raipur Dhamdha Durg Civil Judge Class-II 
Civil Judge Class-II. 
15. Ku. Kaminee Verma, I Civil Bemetara Bagicha Jashpur Civil Judge Class-II 


Judge (1855-11. 


Note :— The Judicial Officers mentioned at serial no. 1, 2, 3, 4,5, 7, 8, & 9 are not entitled to any transfer grant and/ 
or allowance(s) pursuant to transfer on their own request. 


Bilaspur, the 28th April 2023 


No. 864/Confdl./2023/I-2-4/2002 (Part-III)—The date of confirmation of following Judicial Officers of 
Higher Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, who were earlier alloted the date of 
confirmation as specified in column No. (3) vide Registry Order Nos. 515/Confdl./2020/II-2-4/2002 (Part-II) dated 
20-07-2020 and 14/Confdl./202 1/II-2-4/2002 (Part-II) dated 11-01-2021, are, hereby, revised and they are confirmed 
in Higher Judicial Service from the date mentioned in column No. (4) :— 


TABLE 
S. No. Name of Judicial Officer Date of Revised Date of 
confirmation confirmation 
(1) (2) (3) (4) 
1. Shri Davender Kumar 01-03-2020 01-01-2020 
2 Smt. Usha Gendle 01-04-2020 01-01-2020 


826 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 [ भाग 1 
(1) (2) (3) (4) 
3. Smt. Swarnalata Toppo 01-06-2020 01-01-2020 
4. Smt. Shobhna Koshta 01-06-2020 01-01-2020 
5. Smt. Sunita Toppo 01-10-2020 01-01-2020 
6. Shri Purushottam Singh Markam 16-11-2020 01-01-2020 
re Shri Deepak Kumar Deshlhre 05-01-2021 01-01-2020 


Bilaspur, the 28th April 2023 


No. 865/Confdl./2023/II-2-4/2002 (Part-III)—The following Judicial Officers of Higher Judicial Service, 


as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry Order Nos. 
417/Confdl./2017/N-2-4/2002 (Part-I) dated 30-03-2017, 1162/Condfl./2017/II-2-4/2002 (Part-ID) dated 02-11-2017, 
743/Confdl./2020/II-2-4/2002 (Part-II) dated 10-12-2020 and 1172/Confdl./2022/II-2-4/2002 (Part-II) dated 17-10- 
2022 are, hereby, confirmed in Higher Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :— 


TABLE 
S. No. Name of Judicial Officer Date of confirmation 
(1) (2) (3) 
1. Smt. Nidhi Sharma Tiwari 01-01-2020 
2s Dr. Mamta Bhojwani 01-01-2020 
3. Shri Vijay Kumar Minj 01-01-2020 
4. Shri Vivek Kumar Tiwari (Sr.) 01-01-2020 
5. Smt. Tajeshwari Devi Dewangan 01-01-2020 
6. Shri Pankaj Sharma 01-01-2020 
7. Shri Deepak Kumar Gupta 01-01-2020 
8. Shri Sunil Kumar Nande 01-03-2020 
9. Shri Manoj Kumar Singh Thakur 01-04-2020 
10. Smt. Mamta Patel 01-06-2020 
11. Shri Ajay Singh Rajput 01-06-2020 
12. Smt. Heemanshu Jain 01-10-2020 
13. Shri Anish Dubey 16-11-2020 
14. Shri Shahabuddin Qureshi 05-01-2021 
15. Shri Rakesh Kumar Verma 22-03-2021 
16. Shri Vivek Kumar Tiwari (Jr.) 01-05-2021 
17. Shri Ashish Pathak 01-07-2021 
18. Shri Bhanu Pratap Singh Tyagi 24-08-2021 
19. Smt. Neeru Singh 08-10-2021 
20. Shri Atul Kumar Shrivastava 01-11-2021 
21; Shri Lavakesh Pratap Singh Baghel 01-03-2022 
22. Shri Anand Prakash Wariyal 01-06-2022 
23. Shri Siddharth Aggarwal 20-07-2022 
24. Shri Chandra Kumar Kashyap 20-07-2022 
25. Shri Shrikant Shrivas 20-07-2022 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 827 

(1) (2) (3) 

26. Shri Vivek Kumar Verma 20-07-2022 
27. Shri Vijay Kumar Sahu 20-07-2022 
28. Shri Satish Kumar Jaiswal 20-07-2022 
29. Smt. Pooja Jaiswal 20-07-2022 
30. Shri Madhusudhan Chandrakar 20-07-2022 
31. Smt. Pratibha Verma 20-07-2022 
32. Shri Kamlesh Jagdalla 20-07-2022 
33. Shri Venseslas Toppo 20-07-2022 
34. Shri Kiran Kumar Jangade 20-07-2022 
35. Shri Avinash Tiwari 20-07-2022 
36. Shri Mukesh Kumar Patre 20-07-2022 
37. Smt. Sarita Das 20-07-2022 
38. Smt. Yogita Vinay wasnik 20-07-2022 
39. Shri Prashant Kumar shivhare 20-07-2022 
40. Shri Aditya Joshi 20-07-2022 
41. Ku. Mohani Kanwar 20-07-2022 
42. Smt. Pallavi Tiwari 20-07-2022 
43. Smt. Urmila Gupta 20-07-2022 
44. Shri Balaram Sahu 20-07-2022 
45. Shri Dilesh Kumar Yadav 20-07-2022 
46. Shri Shailesh Achyut Patwardhan 20-07-2022 
47. Shri Leeladharsai Yadaw 20-07-2022 
48. Shri Rakesh Kumar Som 20-07-2022 
49. Shri Kamlesh Kumar Jurri 20-07-2022 
50. Shri Anand Prakash Dixit 20-07-2022 
31. Ku. Radhika Saini 20-07-2022 
52, Shri Shailendra Chauhan 20-07-2022 
53. Smt. Jyoti Agrawal 20-07-2022 
34. Shri Achhe Lal Kachhi 20-07-2022 
55. Ku. Udai Laxmi Parmar 20-07-2022 
56. Smt. Kiran Tripathi 20-07-2022 
a7: Ku. Smita Ratnawat 20-07-2022 
58. Shri Amit Rathore 20-07-2022 
59. Shri Anil Kumar Pandey 20-07-2022 
60. Smt. Vibha Pandey 20-07-2022 
61. Smt. Kiran Thawait 20-07-2022 
62. Shri Ashok Kumar Lal 20-07-2022 
63. Shri Sumit Kapoor 20-07-2022 
64. Shri Awadh Kishore 20-07-2022 
65. Shri Jitendra Kumar Singh 20-07-2022 
66. Shri Shailesh Sharma 20-07-2022 
67. Shri Vikram Pratap Chandra 20-07-2022 


828 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 [ भाग 1 

(1) (2) (3) 

68. Shri Krishn Pal Singh Bhadauriya 21-07-2022 
69. Shri Sanjay Agrawal 21-07-2022 
70. Shri Santanoo Kumar Deshlahre 21-07-2022 
71. Shri Avinash Kumar Tripathi 21-07-2022 
72. Shri Vinay Kumar Pradhan 21-07-2022 
73. Shri Abhishek Sharma 21-07-2022 
74. Shri Agam Kumar Kashyap 21-07-2022 
75. Shri Shrinivas Tiwari 21-07-2022 
76. Shri Om Prakash Jaiswal 21-07-2022 
77. Shri Jagmohan Shankar Patel 21-07-2022 
78. Shri Ganesh Ram Patel 21-07-2022 


Bilaspur, the 28th April 2023 


No. 867/Confdl./2023/M-3-2/2002 (Part-III)—The date of confirmation of following Judicial Officers of 


Lower Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, who were earlier alloted the date of 
confirmation as specified in column No. (3) vide Registry Order Nos. 517/Confdl./2020/II-3-2/2002 (Part-II) dated 
20-07-2020 and 16/Confdl./2021/II-3-3/2002 (Part-II) dated 11-01-2021, are, hereby, revised and they are con- 
firmed in Lower Judicial Service from the date mentioned in column No. (4) :— 


TABLE 
S. No. Name of Judicial Officer Date of Revised Date of 

confirmation confirmation 
(1) (2) (3) (4) 
1. Shri Umesh Kumar Bhagwatkar 01-04-2020 01-01-2020 
2: Shri Krishna Murari Sharma 01-06-2020 01-01-2020 
3. Smt. Smita Shrivastava Sinha 01-10-2020 01-01-2020 
4. Shri Lokesh Patle 16-11-2020 01-01-2020 


Bilaspur, the 28th April 2023 


No. 868/Confdl./2023/II-3-2/2002 (Part-II]).—The following Judicial Officers of Lower Judicial Service, 
as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry Order 
Nos. 208/Confdl./2020/M-3-2/2002 (Part-II) dated 20-02-2020 and 1174/Condfl./2022/II-3-2/2002 (Part-II) dated 
17-10-2022 are, hereby, confirmed in Lower Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :— 


TABLE 
S. No. Name of Judicial Officer Date of confirmation 
(1) (2) (3) 
1. Ku. Kamini Jaiswal 01-01-2020 
2: Ku. Sanjulata Dewangan 01-01-2020 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 829 
(1) (2) (3) 
3. Ku. Bharti Kuldeep 01-01-2020 
4. Shri Amit Pratap Chandra 01-01-2020 
5. Ku. Amba Shah 01-01-2020 
6. Shri Avinash Toppo 01-01-2020 
7. Ku. Namrata Norge 01-03-2020 
8. Shri Prashant Kumar Bhaskar 01-04-2020 
9. Ku. Leenam Bansode 01-06-2020 
10. Smt. Swarnlata Om Yadav 01-06-2020 
11. Smt. Sheelu Kesary 01-10-2020 
12. Smt. Deepti Barwa 16-11-2020 
13. Smt. Savita Singh Thakur 05-01-2021 
14. Shri Sachin Paul Toppo 22-03-2021 
15. Ku. Sheetal Nikunj 01-05-2021 
16. Ku. Manjusha Toppo 01-07-2021 
17. Shri Shankar Kashyap 24-08-2021 
18. Shri Niraj Shrivastava 08-10-2021 
19. Ku. Shweta Patel 01-11-2021 
20. Ku. Satpreet Kour Chhabra 01-03-2022 
21. Shri Mayank Soni 01-06-2022 
22. Ku. Shweta Mishra 20-07-2022 
23. Shri Dwijendra Nath Thakur 20-07-2022 
24. Shri Avinash Kumar Dubey 20-07-2022 
25. Ku. Shweta Goswami 20-07-2022 
26. Shri Deepak Kumar Sharma 20-07-2022 
27. Ku. Ruchita Agrawal 20-07-2022 
28. Shri Ishan Vyas 20-07-2022 
29. Shri Amit Matre 20-07-2022 
30. Smt. Ankita Mudaliar 20-07-2022 
31. Ku. Priya Rajak 20-07-2022 
32. Shri Girivar Singh Rajput 20-07-2022 
33. Shri Ravi Kumar Mahobia 20-07-2022 
34. Ku. Ankita Madanlal Gupta 20-07-2022 
35. Ku. Gayatri Sai 20-07-2022 
36. Shri Arun Norge 20-07-2022 
37. Shri Abhinav Dahariya 20-07-2022 
38. Ku. Akanksha Thakur 20-07-2022 
39. Ku. Ankita Kashyap 20-07-2022 
40. Smt. Prerna Ahire 20-07-2022 
41. Shri Ravi Kumar Kashyap 20-07-2022 
42. Ku. Akansha Beck 20-07-2022 
43. Shri Damodar Prasad Chandra 20-07-2022 
44. Ku. Payal Topno 20-07-2022 
45. Shri Aashish Dahariya 20-07-2022 
46. Shri Narendra Kumar Tendulkar 20-07-2022 
47. Ku. Dolly Dhruw 20-07-2022 


830 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 [ भाग 1 


(1) (2) (3) 

48. Shri Anshul Minz 20-07-2022 
49. Ku. Preeti 20-07-2022 
50. Shri Rakesh Singh Sori 20-07-2022 
51. Ku. Geeta Brij 20-07-2022 
52. Shri Virendra Singh 20-07-2022 
53. Shri Suresh Toppo 20-07-2022 
54. Ku. Aarti Thakur 20-07-2022 
55. Smt. Soni Tiwari 20-07-2022 
56. Smt. Kalpana Bhagat 20-07-2022 
37. Shri Alok Kumar Agrawal 20-07-2022 
58. Ku. Akanksha Saxena 20-07-2022 
59. Ku. Ranju Vaishnav 20-07-2022 
60. Shri Rahul Kumar 20-07-2022 
61. Ku. Ruchi Mishra 20-07-2022 
62. Shri Prateek Tembhurkar 20-07-2022 
63. Shri Parth Tiwari 20-07-2022 
64. Shri Rahul Shroff 20-07-2022 
65. Shri Prashant Kumar Dewangan 20-07-2022 
66. Shri Manoj Kumar Kushwaha 20-07-2022 
67. Shri Nilesh Jagdalla 20-07-2022 
68. Shri Vaibhav Ghritlahre 20-07-2022 
69. Ku. Kaminee Verma 20-07-2022 
70. Shri Vivek Kerketta 20-07-2022 
71. Smt. Shradha Singh Shrivastava 20-07-2022 
72. Ku. Kiran Panna 20-07-2022 
73. Shri Ashish Bhagat 20-07-2022 
TA. Ku. Yogita Jangade 20-07-2022 
75. Shri Rajat Kumar Nirala 20-07-2022 
76. Smt. Anjali Singh 20-07-2022 
77. Smt. Minakshee Nag 20-07-2022 
78. Shri Kranti Kumar Singh 20-07-2022 
79. Ku. Ankita Tigga 20-07-2022 


Bilaspur, the 15 May 2023 


No. 875/Confdl./2023/N-2-90/2001 (Part-IV)/II-2-1/2023/II-2-1/2023.—In partial modification of Registry 
Order Nos. 826 & 839/Confdl./2023/N-2-90/2001 (Part-IV) dated 26-04-2023, 828, 830 & 832/Confdl./2023/II-2-1/ 
2023 dated 26-04-2023, 841 & 843/Condl./2023/II-3-1/2023 dated 26-04-2023 and Registry Endorsement No. 870/ 
Confdl./2023/II-15-2/2005 (Part-II) dated 29-04-2023, the Judicial Officers of the Higher Judicial Service and Lower 
Judicial Service, who have been directed to take charge at their new place of posting on or before 11-05-2023, are 
hereby, directed to hand over charge of their present post, after the National Lok Adalat scheduled to be held on 
13-05-2023 and join at their new place of posting on or before 17-05-2023. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023 831 


Bilaspur, the Ist May 2023 


No. 878/Confdl./2023/II-2-1/2023.—Shri Shailesh Kumar Tiwari, Special Judge under S.C. & 8.1. (P.A.) 
Act, Durg and senior-most Judicial Officer posted in the District Court, Durg is, hereby, appointed as Officiating 
district and Sessions Judge, Durg with effect from the date of taking over charge by him until the posting of regular 
District and Sessions Judge, with a direction to discharge the duties of District and Sessions Judge, Durg, in addition 
to his own duties, until further orders. 


By order of the High Court, 
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General. 


